TATTO . 221 st 


REGISTERED No. D . 421 


URGEN 
The baretto fudia 


असावारण 
EXTRAORDINARY 


TT11 


PART I- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


do 1111 
No . III) 


af favet, TT, Mf21, 1969/ ATOTO 30 , 1891 
NEW DELHI: MONDAY, JULY 21, 1969 /ASADHA 30, 1891 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 


Separato paging is given to this part in order that it may be Aled 

as a separate compilation . 


W 


= 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY 
(Department of Foreign Trade ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 18th July 1969 
No. 4 ( 18 ) - Tex ( D ) / 68. - Tre Government of India have decided to constitute 
& Committee - 
( a ) to examine the existing pattern and structure of marketing, including 

assembly , storage and sale and utilisation by or through various 
public and private agencies, and to suggest changes necessary to en 
sure orderly and stable marketing of raw jute , including the mainten 
ance of stocks in different seasons, which would enable a consistently 
Increasing level of production of raw jute and jute goods to be 

maintained ; 
( b ) to examine the adequacy of the existing institutional and other arrange 

ments for the flow of financial credit and supplies and services 
required by growers in the production of raw jute and mesta , and 
by cooperatives, other institutions and individuals , for the orderly 
marketing of the same, and to suggest improvements , including the 


( 597 ) 


$ 18 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY Par . 1 - Sec . 1 ) 
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - --- - -- - 

- - - - - - - 
setting up of a permanent body, if necessary , to keep these operations 
under constant review , and initiate essential changes and improve 
ments from time to time, depending on the situation as it may 

develop : 
( c ) to , examine . in detail the question of giving a uniform price to the jute 

growers in different parts of the country as against the prewent system 
of equal price in mills gates and make recommendations in this 

regard . 
2 . The Committee will consist of the following :-- - 

Chairman 
1. Shri Bibhuti Mishra , Member , Lok Sabha. 

Vice - Chairman 
2 . Jute Commissioner , Calcutta . 

Members 
3. Agricultural Commissioner, Ministry of Food and Agriculture (Depart 

ment of Agriculture ) , New Delhi. 
4 . Joint Secretary (Agriculture Division ), Planning Commission , New Delhi. 
5 . Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Food , Agriculture, Commu 

nity Development and Cooperation . 
6 Special Adviser (Food ) , Directorate of E . & S ., Ministry of Food , Agricul 

ture , Community Development and Cooperation (Department of 

Agriculture ) . 
7. Joint Commissioner (Commercial Crops), Ministry of Food & Agriculture 

(Department of Agriculture ). 
8 . A representative of S . T . C . 
9 . A representative of the Ministry of Railways. 
10 . Commissioner for Agriculture & Community Development, Government of 

West Bengal, Calcutta . 
11. Agricultural Production Commissioner , Government of Asgam , Shillong. 
12 . One representative of Bihar State Government. 
19 . Shri Rabindra Nath Sen Gupta - Village Kamdevkati, District 24 - Parganas , 

West Bengal. 
14. Shri Umoruddin , Ex -M .L . A ., Dhubri, Ansam . 
15. Shri Jiya Lal Mandal, Village Bakhtiarpur, Tola Ranginia , P . O . Smiri 

Bakhtiarpur , Distt . Monghyr , Bihar , 
16. Shri Raghunath Mishra , Village Danpur, Post Office Danpur, District 

Cuttack . 
17. Shri R . P . Goenka, Chairman , Indian Jute Mills Association , Calcutta , 
18 . Dr. B . P . Kedia , representative of Indian Jute Mills Association , Calcutta . 
19 . Shri Madanlal, Kala , representative of Bengal Jute Dealers Association , 

Calcutta . 
20 . Shri S . C . Bothra , c / o M / s . A M . Nair & Co., Calcutta : 

Member -Secretary 
21, Shri A . G . V . Subrahaniam , Under Secretary . Ministry of Foreign Trade 

& Supply (Department of Foreign Trade ), New Delhi. 
ne Committeo may invite any other person to attend the meetings , whenever 
corsidered necessary . 
3 . The Committee will submit its report within six months. 

ORDER 
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Govern 
ments , all Union Territories , all Ministries of the Government of India , the Prime 
Minister s Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the 
Planning Commission , the Central Board of Revenue and the Comptroller and 
Auditor General, 
Ordered that it be published in the Gazette of India for general information , 

DEVINDAR NATH , Jt, Secy. 


[ PART I.. - SEC . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


599 


- 


- - 


- 


- 


विदेशो व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय 
(विदेश व्यापार विभाग ) 

मंकल्प 

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1969 
सं० 4 ( 18 ) -टेक्स ( ग ): -- भारत सरकार ने निम्नलिखित काय . के लिए एक समिति 
का गठन करने की घोषणा की है :- --- 

( क ) विपणन के वर्तमान स्परूप तथा संरचना जिससे संयोजन , भण्डारण तथा बिक्री 

और विभिन्न सरकारी तथा गैर- सरकारी अभिकरणों द्वारा अथवा उनके माध्यम 
से माल का उपयोग शामिल है, की जांच करना ; और ऐसे परिवर्तनों का सुझाव 
देना, जिससे यह बात सुनिश्चित रहे कि कच्चे पटसनका विपणन सुव्यवस्थित तथा 
स्थिर रह सके , जिसमें विभिन्न मौसमों में स्टाक बनाये रखना शामिल है , 
जिस से कम्मे पटसन तथा पटसन के माल के उत्पावन का समुचित वर्द्धमान स्तर 

बनाये रखा आ सके ; 
( ख ) कच्चे पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन में उत्पादकों द्वारा और उसकी सुव्यवस्थित 

बिक्री के लिए सहकारी समितियों , अन्य संस्थानों तथा व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित 
वित्तीय ऋण तथा पूर्ति और सेवाओं के सुप्रवाह के लिए वर्तमान संस्थात्मक तथा 
अन्य व्यवस्थाओं की पर्याप्तता की जांच करना और सुधारों के विषय में सुझाव 
देना, जिसमें यदि आवश्यक हो नो एक स्थायी निकाय स्थापित करना शामिल होगा 
जो इन संक्रियामों की निरन्तर समीक्षा करे और जैसी स्थिति पैदा हो जाये , उसके 
आधार पर समय- समय पर प्रावश्यक परिवर्तनों तथा सुधारों के लिये कार्यवाही 

करे । 
( ग ) मिल-द्वारों पर समान मूल्य की बर्ममान प्रणाली के बदले देश के विभिन्न भागों में 

पटसन उत्पादकों को एक - सम मूल्य देने के प्रश्न पर विस्तृत जांच करना और इस 

सम्बन्ध में सिफारिशें करना । 
2. समिति में निम्नलिखित शामिल होगें : - - 


प्रध्यक्ष 
1. श्री विभूति मिश्र, सदस्य , लोक सभा । 

उपाध्यक्ष 
2. पटसन प्रायुक्त , कलकत्ता । 


सरस्य 
3. कृषि प्रायुक्त , खाद्य सथा कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ), नई दिल्ली । 
4. संयुक्त सचिव ( कृषि प्रभाग ), याजमा प्रायोग , नई दिल्ली । 
5. कृषि विपणन सलाहकार, खाद्य कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय । 
6 . विशेष सलाहकार ( खाय ), प्राधिक तथा सांख्यिकी निदेशालय , चाय कृषि , साम . 

दायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ( कृषि विभाग ) । 


600 


THB GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec. 11 


। 


7. संयुक्त मायुक्त ( वाणिज्यिक फसलें ), खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) । 
9. राज्य व्यापार निगम का एक प्रतिनिधि । 
9. रेलवे मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 
10. कृषि तथा सामुदायिक विकास प्रायुक्त , पश्चिम बंगाल सरकार , कलकत्ता । 
11. कृषि उत्पादन प्रायुक्त, अासाम सरकार , शिलाग । 
12. बिहार राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि । 
13. श्री रवीन्द्रनाथ सेन गुप्त- ग्राम कामदेयकती, जिला 24 परगना, पश्चिमी बंगाल । 
14. श्री उमरुद्दीन , पदेन , एम० एल० ए०, धूबरी, प्रासाम । 
15. श्री जियालाल मण्डल, ग्राम- बख्तियारपुर, प्रोला रंगीनिया बख्तियारपुर, जिला 

मुगेर बिहार । 
18. श्री रघुनाथ मिश्र, ग्राम दानपुर, पो० दानपुर , जिला कटक । 
17. श्री पार० पी० गोयनका , अध्यक्ष , भारतीय पटसन मिल संघ , कलकत्सा । 
18 . डा० बी० पी० केडिया , भारतीय पटसन मिल संघ के प्रतिनिधि , कलकत्ता । 
19. श्री मदन लाल काला , बांगल पटसन व्यापारी संघ के प्रतिनिधि , कलकसा । 
20. श्री एस० सी० बोथरा, द्वारा मैसर्स ए० एम० नायर एण्ड कं०, कलकत्ता । 

सवस्य सचिव 
21. श्री ए० जी० वी० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव, विदेशी व्यापार तथा प्रापूर्ति मंत्रालय , 

(विदेशी व्यापार विभाग ), नई दिल्ली । 
समिति , किसी भी अन्य व्यक्ति को , जब भी मावश्यक समझा जाये , बैठक में 

उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है । 
3. समिति छ: महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

प्रादेश 
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक -एक प्रति सभी राज्य सरकारों, सभी संघ राज्य 
क्षेत्रों , भारत सरकार के सभी मंत्रालयों , प्रधान मंत्री के सचिवालय , राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक 
सचिवों , योजना आयोग, राजस्व का केन्द्रीय बोर्ड , और नियंत्रक तथा महा- लेखा परीक्षक को भेजी 
जाये । 

मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाये । 


देवेन्द्र नाथ , संयुक्त सचिव । 


PRINT ED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE VANAGER OF PUBLICATIONS . DELI 


